Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 33—2022/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, FEBRUARY 24, 2022 (PHALGUNA 5, 1943 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
लोक निर्माण (भवन एवं मार्ग शाखा) विभाग 
प्रारम्भिक अधिसूचना 
दिनांक 24 फरवरी, 2022 


क्रमांक 1564.--- चूंकि हरियाणा सरकार को यह प्रतीत होता है कि कुल 0.787 एकड़ भूमि गांव भूड sade न0.199 
तहसील रायपुर रानी व जिला पंचकूला में लोक परियोजन के लिए अपेक्षित है,अर्थात लिंक रोड़ गांव भूड से अपर-भूड रोड़ 
तक सड़क निर्माण जोकि तहसील रायपुर रानी जिला पंचकूला सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन सामाजिक समाघात 
निर्धारण इकाई द्वारा किया गया था तथा रिपेट प्रस्तुत की गई थी / प्रारम्भिक अन्वेषण हरियाणा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और 
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्षिता अधिकार नियम, 2018 के नियम 9 में यथा अधिकथित कलैक्टर द्वारा गठित 
अधिकारियों की टीम द्वारा किया गया था। सामाजिक समाघात निधीरण रिपोर्ट oR अन्वेषण का संक्षिप्त विवरण निम्न 
अनुसार है (सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट की प्रति संलग्न है) भूमि अर्जन के कारण कुल चार परिवार विस्थापित किये 
जाने सम्भवित है ऐसे विस्थापन की अनिवर्यता के कारण नीचे दिये गए है। 


पुनर्वास॒तथा पुनर्व्यवस्थापन नहीं बनता है को प्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए 
प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। इसलिए, यह अधिसूचित किया जाता है कि उपरोक्त परियोजना के लिए गांव ys 
हदबस्त 4 199 तहसील रायपुरारानी व जिला पंचकूला में 0.787 एकड़ भूमि का टुकड़ा अर्थात मातक माप 6 Hale 6 मरले 
जिसके विस्तृत वर्णन निम्न अनुसार अर्जन के अधीन है- 


क्र सं? | खसरा संख्या | मुसतील | हक की | भूमि की | अर्जन में | हितबद्द व्यक्ति | सीमांए करम में 
न0 किस्म किस्म अधीन का नाम तथा 
क्षेत्र एकड़ | पता 
पू fw | द0 ड0 
1 6/2/1 मिन | 3 मालिक गैर मुमकिन | 0-11 तरसेम आदि | 5 1 20+13 34 
2 6/2/2 fa | 3 मालिक गैर मुमकिन | 0-1 तरसेम आदि | 1 |[- | fs fs | 
3 13/2 मिन 3 मालिक गैर मुमकिन | 0-11 तरसेम आदि 16 23 5 5 
|4 | 14/2/2 fA | 3 मालिक गैर मुमकिन | 0-1 ग्राम पंचायत 5 5 1 1 
5 14/1/2/1 |3 मालिक गैर मुमकिन | 1-2 तरसेम आदि 3+2 5 40 39 
मिन 
ie ॥| i J/2/1/1 | 3 मालिक गैर मुमकिन | 0-1 तरसेम आदि ae 3 7 7 
न 


(469) 


470 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 24, 2022 (PHGN. 5, 1943 SAKA) 


क्र सं? | खसरा संख्या | मुसतील | हक की | भूमि की | अर्जन 4 | हितबद्द व्यक्ति | सीमांए करम में 
न0 किस्म किस्म अधीन का नाम तथा 
क्षेत्र एकड़ | पता 
पू qo द0 ड0 
7 14/2/1/2 |3 मालिक गैर मुमकिन | 0-3 तरसेम आदि 5 2 7 7 
मिन 
|8 | 15/1 सालम | 3 मालिक गैर मुमकिन | 0-2 तरसेम आदि |० | 5 10 ls | 
lo | 15/2 मिन 3 मालिक गैर मुमकिन | 0-7 तरसेम आदि |[- | 10 30 20 
10 18 मिन 3 मालिक गैर मुमकिन | 0-17 तरसेम आदि | 34 27 5 5 
11 19 मिन 3 मालिक गैर मुमकिन | 0-10 तरसेम आदि | 17 19 5 5 
12 15 मिन 7 मालिक गैर मुमकिन | 1-0 तरसेम आदि | 36 36 5 5 
13 16 मिन 7 मालिक गैर मुमकिन | 1-0 तरसेम आदि | 36 36 5 5 
Total 6-6 
(0.787 
Ves) 


यह अधिसूचना, उन सभी के लिए जो इससे सम्बंधित हैं, भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और 
पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 का केन्द्रीय अधिनियम 30 की धारा 11 की उप-धारा 4 के उपबन्धो के अधीन की गई 
है। 


भूमि का नक्क्षा कार्यालय समय के दौरान किसी कार्य दिवस को कलैक्टर हरियाणा लोक निर्माण विभाग अम्बाला/ 
कार्यकारी अभियन्ता प्रान्तीय मण्डल लोक निर्माण विभाग पंचकूला के कार्यालय में निरीक्षित किया जा सकता है। 

हरियाणा के राज्यपाल sat अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबन्धित तथा विनिर्दिष्ट अपने कार्य के उचित निष्पादन 
के लिए भूमि में प्रवेश तथा सर्वेक्षण करने किसी भूमि को समतल करने, अवमृदा को खोदने या बेचने तथा सभी अन्य अपेक्षित 
कार्य करने के लिए अधिकारी हरियाणा लोक निर्माण विभाग पंचकूला तथा उसके कर्मचारी हरियाणा लोक निर्माण विभाग 
पंचकूला को प्राधिकृत करती है। 

अधिनियम की धारा 11 की उपधारा 4 के अधीन, कोई भी व्यक्ति कलैक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना 
के प्रकाशन की तिथि में ऐसी भूमि का अर्थात विक्रय /क्रय इत्यादि हेतू कोई संव्यवहार नही करेगा या कोई संव्यवहार नहीं 
कराएगा और कोई ऋण नहीं लेगा। 

अर्जन के लिए आक्षेप, यदि कोई हो, कलैक्टर के समक्ष अधिनियम की धारा 15 में यथा उपबन्धित इस अधिसूचना के 
प्रकाशन की तिथि से साठ दिन के अवधि के भीतर हितबद्दा व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। 

कृतेः राज्यपाल हरियाणा | 


(हस्ता2,.., 
अधीक्षक star, 
चण्डीगढ़ वृत लोक निर्माण विभाग, 
स्थान: चण्डीगढ़ः: (भवन एवं सड़क) शाखा चण्डीगढ | 


HARYANA GOVERNMENT 
PUBLIC WORKS (BUILDING AND ROADS BRANCH) DEPARTMENT 
Preliminary Notification 
The 24th February, 2022 


No. 1564.— Whereas, it appears to the Governor of Haryana that a total of 0.787 acres land is required in 
village Bhood, Hadbast no. 199 Tehsil Raipur Rani & District Panchkula for public namely, Construction of road 
from Bhood to upper Bhood in Panchkula District. Social impact Assessment Study was carried out by Social Impact 
Assessment Unit & a report submitted/preliminary investigation was conducted by a team of officers constituted by 
the Collector as laid down under Rule-9 of the Haryana Right to Fair Compensation and Transparency in Land 
Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Rules, 2018. The summary of the Social Impact Assessment 
report/preliminary investigation is as follows (Attach copy of SIA report). 


A total 4 (no) family is likely to be displaced due to the land acquisition. The reason necessitating such 
displacement is given below. 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), FEB. 24, 2022 (PHGN. 5, 1943 SAKA) 471 


No Rehabilitation/Resettlement is involved as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement 
of the affected families. Therefore, it is notified that for the above said project in village Bhood, Hadbast no. 199 
Tehsil Raipur Rani & District Panchkula a piece of land measuring, 0.787 acres viz, 6 Kannal 6 Marle of standard 
measuring, whose detail description is as following, is under acquisition. 


Sr. Khasra Mustil Type of | Type of | Area under | Name and | Boundaries (in Karam) 
No. No. No. Title land acquisition Address of 
(Kanal- person 
Marle) interested 
E WwW S N 
1 6/2/1Min 3 Owner G.M. 0-11 Tarsem etc. 5 1 20+13 34 
2. 6/2/2 Min | 3 Owner G.M. 0-1 Tarsem etc. 1 == |8 | |8 | 
3 13/2 Min 3 Owner G.M. 0-11 Tarsem etc. 16 23 5 5 
4 14/2/2 3 Owner G.M. 0-1 Gram 5 5 1 1 
Min Panchayat 
5 14/1/2/1 3 Owner G.M. 1-2 Tarsem etc. 342 5 40 39 
Min 
Zz 14/2/1/1 3 Owner G.M. 0-1 Tarsem etc. e | 3 7 7 
Min 
7 14/2/1/2 3 Owner G.M. 0-3 Tarsem etc. 5 2. 7 7 
Min 
15/1 Salam | 3 Owner G.M. 0-2 Tarsem etc. lo | 5 10 |8 | 
|? | 15/2 Min 3 Owner G.M. 0-7 Tarsem etc. cal 10 30 20 
10 18 Min 3 Owner G.M. 0-17 Tarsem etc. 34 27 5 5 
11 19 Min 3 Owner G.M. 0-10 Tarsem etc. 17 19 5 5 
12 15 Min 7 Owner G.M. 1-0 Tarsem etc. 36 36 5 5 
13 16 Min 7 Owner G.M. 1-0 Tarsem etc. 36 36 5 =) 
Total 6-6 
(0.787 acre) 


This notification is made under the provisions of sub-section (i) of section 11 of the Right to Fair 
Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Central Act 30 of 
2013) to all to whom it may concern. 

A plan of the land may be inspected in the office of the Collector Haryana PWD B&R Ambala/Executive 
Engineer Provincial Division, PWD B&R Panchkula on any working day during the working hours. 

The Governor of Haryana hereby authorizes to the Officers of Haryana PWD B&R Panchkula and his staff of 
Haryana PWD B&R Panchkula to enter upon and survey land, take levels of any land, dig of bore into the sub-soil & 
do all other acts required for the proper execution of the work as provided and specified in section- 12 of the said Act. 

Under section 11(4) of the Act, no person shall make any transaction of cause any transaction of land i.e. 
sale/purchase etc. or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification without 
approval of the Collector. 


Objections to the acquisition, if any may be filed by the person interested within a period of sixty days from 
the date of publication of this notification as provided under section 15 of the Act before the Collector. 


For and on behalf of Government of Haryana 


(Sd.)..., 
Superintending Engineer, 
Chd. Circle PWD (B&R), 
Place: Chandigarh: Chandigarh. 


9491—C.S.—H.G.P. Pkl. 


